रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO. D . L.-33004/ 99 


S 


- 


- 


- - - - 


- 


. 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3- - Sub -Section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार , जनवरी 24 , 2011 / माघ 4 , 1932 
NEW DELHI, MONDAY , JANUARY 24, 2011 /MAGHA 4 , 1932 


न . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. 


. 


सं . 1341 
No. 134 ] 


- 


- 


3. ऐसी खेप का निर्यात सीमा शुल्क विभाग द्वारा यह प्रमाणित 
करने के बाद अनुमत किया जाएगा कि सक्षम क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया 
गया है । 

4. इस अधिसूचना का प्रभाव :-- - 

विनिर्माता जो आयातित रॉ कॉटन से कॉटन यान का विनिर्माण 
और निर्यात करते हैं , उन्हें कॉटन यार्न के निर्यात पर लगाए गए 
प्रतिबंध से छूट प्राप्त होगी । 

[ फा. सं. 01 /91/180/3843/ ए एम / एक्सपोर्ट सेल 

अनुप के. पूजारी , महानिदेशक , विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 24 जनवरी, 2011 

सं . 18 ( आर ई - 2010 ) / 2009 - 2014 
विषय : -~- कॉटन यार्न के निर्यात पर प्रतिबंध - आयातित रॉ 

मैटीरियल से विनिर्मित कॉटन यार्न के निर्यात के 
लिए छूट - के संबंध में । 

का . आ . 164 ( अ). -विदेश व्यापार नीति, 2009- 2014 के 
पैरा 2.1 के साथ पठित , विदेश व्यापार (विकास और विनियमन ) 
अधिनियम , 1992 ( 1992 की संख्या 22 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , एतद्द्वारा , अधिसूचना 
संख्या 15 ( आर ई- 2010 )/2009 -2014 , दिनांक 29 - 12 - 2010 के 
साथ पठित अधिसूचना संख्या 14 ( आर ई- 2010 )/ 2009 - 2014 , 
दिनांक 22 -12 - 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है । 

2. उपरोक्त अधिसूचनाओं के द्वारा कॉटन यार्न के निर्यात पर 
लगाए गए प्रतिबंध से निम्नलिखित को मुक्त किया जाता है : 

" उन विनिर्माताओं द्वारा कॉटन यार्न का निर्यात जो विशेष रूप 
से आयातित रॉ कॉटन से कॉटन यार्न का विनिर्माण और निर्यात 
करते हैं , क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क प्राधिकारी से इस 
आशय के प्रमाण - पत्र की शर्त के अधीन उपरोक्त अधि 
सूचनाओं के द्वारा कॉटन यार्न, के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध 
से छूट प्राप्त होगा कि यार्न को विशेष रूप से आयातित कच्चे 
माल से विनिर्मित किया गया है । " 


( Department of Commerce ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 24th January , 2018 


No. 18 ( RE-2010)/ 2009 -2014 


Subject: Restriction on export of Cotton Yarn - Exemption 

for export of cotton yarn manufactured out of 
imported raw material - regardng . 


S .O . 164 (E ). -- In exercise of the powers conferred 
by Section 5 of the Foreign Trade (Development and 
Regulation ) Act , 1992 (No. 22 of 1992 ) read with Para 2 .1 
of the Foreign Trade Policy, 2009 - 2014 , the Central 
Government hereby makes the following amendments , in 
Notification No. 14 ( RE- 2010) 2009-2014, dated 22-12 -2010 


258 Gl/ 2011 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1- SC3( ii )} 


- 


- 


- 


- 


read with Notification No. 15 (RE- 2010 )/2009 -2014 , dated 
29 -12-2010 

2 . The following shall be exempted from the 
restriction imposed on export of cotton yarn vide above 
notifications : 

" Export of cotton yarn by manufacturers who 
manufacturers and export cotton yarn exclusively 
out of imported raw cotton shall be exempted from 
the restriction imposed on export of cotton yarn vide 
above notifications, subject to a certificate from the 
jurisdictionalCentral Excise Authority certifying that 
the yarn has been manufactured exclusively out of 
the imported raw cotton ." 


3 . Export of such consignment should be allowed by 
the customs after verifying that certificate to the above 
effect has been issued by the competent jurisdictional 
Central Excise Authority . 

4 . The effect of this Notification :--- 

The manufacturers who manufacture and export 
cotton yarn out of the imported raw cotton shall be 
exempted from the restriction imposed on export of cotton 
yarn . 


[ F. No. 01/91/ 180 / 1843/ AMII/Export Cell} 


ANUP K . PUJARI, Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- } } 0061 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054. 


